138 


PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 15, 1975 (ASAR . 24 , 1897 SAKA ) 


927 


क्रमांक 1174 - ज ( I) -75/19462.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने 
दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


कपांक 


ज़िला 


जागीर पाने वाले का 


गांव 


तहसील 


फसल वर्ष जब से जागीर 

दी जानी है 


वाषिक 
राशि 


नाम 


रुपये 


1 


अम्बाला 


श्रीमती विद्या वन्ती , विधवा 


अम्बाला 


अम्बाला 


राम चन्द 


शहर 


100 


रबी, 1969 से 

रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
खरीफ, 1969 से रबी , 


150 


2 


श्रीमती पनमेश्वरी, विधवा 


बैरपुरा 


नारायणगढ़ 


मन्शा राम 


1970 तक 


100 


खरीफ , 1970 से 


150 


3 


अम्बाला 


श्रीमती नन्द 

कौर , 
विधवा गुरदित सिंह 


शेरपुर 
सुलखनी 


100 


रबी, 1966 से 

रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रबी , 1973 से 


150 


4 


श्री गरीब राम, पुत्र 


बिहटा 


150 


११ 


हरजस 


5 


रबी , 1973 से 


150 


११ 


99 


श्री महबूब सिंह, पुत्र 
बसाखा सिंह 


123 - स्टाफ 

रोड 


6 


जगाधरी 


जगाधरी 


रबी , 1973 से 


" 


150 


श्री सूरत राम शर्मा, पुत्र 

दीवान सिंह 
श्री रघुनाथ , पुत्र 

सदा राम 


7 


ककरोनी 


रबी , 1973 से 


150 


9 


जनसूई 


अम्बाला 


रबी , 1973 से 


श्री भोला सिंह, पुत्र 

गंगा सिंह 


150 


1973 


क्रमांक 811- ज ( I) -75/19466.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती खेल कौर , विधवा नन्द सिंह , प्रेम नगर, अम्बाला शहर , को रबी , 
से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर, सनद में दी गई शतौं के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 3 जुलाई , 1975 
क्रमांक 335 -ज (I )-75/19570.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है, और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2( ए ) ( 1 ए) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती अन्ची , विधवा हरचन्द, गांव झुल्ली, तहसील व जिला 
भिवानी , को खरीफ , 1964 से रबी, 1970 तक 100 रुपए तथा खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
युद्ध जागीर, सनद में दी गई शतौं के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


